निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना, 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 47 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 दिसम्बर 2014 
सं 0 22 / नि 0 सि o या ) -04-01 / 2012 / 1913— श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियन्ता ( आई 0 डी 0 4554 ), पूर्वी 
कोशी तटबंध प्रमंडल संख्या -02 के विरूद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के परिक्षेत्राधीन बाढ़ अवधि में 
पूर्वी कोशी के 0.00 कि 0 मी 0 से 28.00 कि 0 मी 0 (डाउन स्ट्रीम) के बीच कराये गये प्रकाशीन व्यवस्था की जॉच विभागीय 
उड़नदस्ता अंचल से कराई गई । 

उड़नदस्ता अंचल , जल संसाधन विभाग, पटना अपने पत्रांक 45 दिनांक 20.09.12 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित 
किया गया । उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन में सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर द्वारा पूर्वी कोशी तटबंध के 0.00 कि 0 मी 0 से 
28.00 कि 0 मी 0 के बीच कुल 68 अदद स्थलों पर डी 0 जी 0 सेट लगाये जाने का आधार एवं उक्त स्थलों पर प्रकाशीय 
व्यवस्था के प्रमाण की सम्पुष्टि की गई । कार्यपालक अभियंता ( यॉ ०), सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर तथा उनके द्वारा संयुक्त 
निरीक्षण कर पूर्वी कोशी तटबंध के 0.00 कि 0 मी 0 से 28.00 कि 0 मी 0 तक बाढ़ अवधि में प्रकाशीय व्यवस्था संतोषप्रद पाये 
जाने से संबंधित अभ्युक्ति दर्ज की गई है, वही दूसरी ओर उनके एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर तथा 
अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल द्वारा बाढ़ अवधि में प्रकाशीय व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी अंकित किये जाने का प्रमाण 
मिलता है । इस प्रकार श्री ओम प्रकाश द्वारा परस्पर विरोधाभाषी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों 
के लिए विभागीय पत्रांक 400 दिनांक 01.04.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री प्रकाश द्वारा अपने पत्रांक 463 दिनांक 15.04.13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी 
समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षा में स्पष्टीकरण जवाब / बयान बचाव अस्वीकार योग्य माना गया तथा पाया 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
गया कि 2011 के बाढ़ अवधि में पूर्वी कोशी तटबंध पर 0.00 कि 0 मी 0 से 28.00 कि 0 मी 0 तक रात्रि में पर्याप्त प्रकाशीय 
व्यवस्था करने में आंशिक विफलता और विरोधाभाषी अभ्युक्ति दर्ज करने के प्रमाणित आरोपों के लिए तत्कालीन 
कार्यपालक अभियंता श्री ओम प्रकाश, पूर्वी तटबंध प्रमंडल संख्या-02 , वीरपुर के विरूद्ध निम्न दंड देने का निर्णय 
सरकार द्वारा लिया गया 

(1) निन्दन वर्ष 2011-12 
( 2) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रकाश, कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड दिया गया है: 
(1) निन्दन वर्ष 2011-12 
(2) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
उक्त दंड श्री प्रकाश को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 47-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


